निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 माघ 1932 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 11 फरवरी 2011 


( सं o पटना 35 ) 


गृह (विशेष ) विभाग 


अधिसूचना 

10 फरवरी 2011 
सं ० सी ० / बी 0 जी 0 एम0-4902 / 06-1257 – बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति, बोधगया द्वारा दिनांक 
19 फरवरी 2011 की बैठक में एकमत से यह निर्णय लिया गया है कि महाबोधि विहार एवं पवित्र बोधिवृक्ष की 
धार्मिक पवित्रता एवं अक्षुण्णता के दृष्टिकोण से बोधगया स्थित पवित्र बोधिवृक्ष का " सैपलिंग ” अथवा “ सूखे बीजों " 
को बिहार सरकार की पूर्वानुमति / अनुमोदन के बिना देश के अन्दर अथवा विदेश में किसी संगठन को उपहार 
स्वरूप प्रदान नहीं की जायेगी । 

बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति , बोधगया के उक्त निर्णय को बिहार सरकार द्वारा सम्पुष्ट एवं अनुमोदित 
किया गया है । 

2. यह अधिसूचना समिति द्वारा लिए गये निर्णय की तिथि, यथा दिनांक 19 जनवरी 2011 से प्रभावी 


होगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुनील कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 35-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


